निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 आश्विन 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1168 ) पटना , सोमवार , 21 अक्तूबर 2019 


सं0सं0प्र0 - 2 / ल0ज0सं0 / बजट / जल जीवन हरियाली – 46 / 2019 - 7500 

लघु जल संसाधन विभाग 


संकल्प 

17 अक्तूबर 2019 
विषयः - लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत " जल जीवन हरियाली अभियान " के क्रियान्वयन हेतु बिहार 

आकस्मिकता निधि से 100.00 करोड़ ( एक सौ करोड़ ) रूपये की अग्रिम स्वीकृति के संबंध में । 

लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत " जल जीवन हरियाली अभियान के क्रियान्वयन हेतु बिहार 
आकस्मिकता निधि से 100.00 ( एक सौ करोड़ रूपये) राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से दिनांक 25.09. 2019 को 
मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या - 15 में स्वीकृति दी गयी है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1168 -571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


